S 
HARYANA GOVT GAZ., APRIL 5, 1977 (CHTR. 15 , 1899 SAKA) 


PARTI ] 


549 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 24 मार्च, 1977 


क्रमांक 328 -ज ( I) -77/7591.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुररकार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए) ( ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमति जानकी देवी विधवा श्री कांशी राम, गांव काठामाजरा, तहसील नारायणगढ़, जिला 
अम्बाला, को खरीफ 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 217 -ज (I ) -77/ 7595.– पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को ना . भीत्र वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई 
फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं 


ऋमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम , 


गांव व पता 


तहसील / फसल/वर्ष जब से 

जागीर दी गई 


वार्षिक 
राशि 


1 


2 . 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


अम्बाला 


पंजलासा 


नारायणगढ़ 


100 


श्री रामजी दास , पुत्र श्री 
फकीर चन्द 


रबी , 1966 से 

रबी , 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 

1973 से 


150 


2 


बन्याल 


अम्बाला 


रबी , 


150 


श्री जनारधन दास , पुत्र 

श्री धनी 
राम 


क्रमांक 105-ज (I) -77/7599. 

99.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2(ए ) (1 ए) तथा 3( 1 ए) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके 
सामने दी गई फसल तथा राशि एवं सनद में गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले 


गांव व पता 


तहसील 


फसल / वर्ष जब से 
जागीर दी गई 


वार्षिक 
राशि 


का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


भिवानी 


दगडोली 


दादरी 


श्री दुली चन्द , पुत्र 

श्री मंगली राम 


100 


खरीफ , 1965 से 
रबी , 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 


, 


150 


2 


सुई 


रबी , 1973 से 


श्री नेकी राम , पुत्र 

श्री हंसा राम 


150 


भवानी 
खेड़ा 


550 


HARYANA GOVT GAZ , APRIL 5 , 1977 (CHTR . 15, 1899 SARA ) 


(PART 1 


क्रमांक 


जिला 


गांव व पता 


तहसील 


जागीर पाने वाल 
का नाम 


फसल /वर्ष जब से 
जागीर दी गई 


वार्षिक 
राशि 


1 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


3 


भिवानी 


चिड़िया 


दादरी 


रखी, 1976 से 


150 


श्री फूल सिंह, पुन 

श्री लोक राम 


झोझू कलां 


दादरी 


श्री नन्द लाल, पुन 

श्री रूप राम 


100 


खरीफ , 1965 से 
रवी , 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 


150 


5 


कालूवास 


भिवानी 


खरीफ , 


श्रीमति निहाली, विधवा 
श्री मिलहा राम 


100 


1965 से 
रबी , 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 


150 


6 


श्री भाला राम , पुत्र श्री 


सांगवन 


भिवानी 


रबी , 1974 से 


150 


इकराम 


सामसपुर 


दादरी 


श्रीमति कलावती , विधवा 
श्री चन्द्रभान 


ख़रीफ, 1976 से 


150 


क्रमांक 25 -ज (I ) -77/7604.-- श्री दोद राम, पुत्र श्री तेजा गांव गादड़बास, तहसील लोहारू , जिला भिवानी को दिनांक 
24 मई, 1975 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 ( जैसा कि उसे 
हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के 
अधीत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं, कि श्री दोंद राम की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर 
जो उसे नाब/ हरियागा सरकार को अधिसूचना क्रमांक 2413 -जे एन (III ) -66/8634, दिनांक 16 मई, 1966 तथा अधिसूचना 
क्रमांक 5041- प्रार- III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमति धाई के नाम 
खरीफ , 1975 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 

क्रमांक 218 -ज ( I) -77/7608.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948. ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसने आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ) तया 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्य पाल श्री पूर्ण सिंह, पुत्र श्री संगत सिंह गांव महल्ला वाली , तहसील जगाधरी, जिला 
अम्बाला को रबी, 1973 से 150 रुपये वाषिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रमांक - 108- ज (I ) -7717612.---पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई 
फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं 


क्रमांक 


ज़िला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फसल / वर्ष जब से जागोर 

दी गई 


वार्षिक 
राशि 


1 


2 


3 


5 


6 


7 


F 


1 


भिवानी 


श्री रती राम , पुन 


गुडाना 


दादरी 


रबी 1974 से 


150 


श्री जवाहर सिंह 


PARTI] 


HARYANA GOVT GAZ , APRIL 5 , 1977 (CHTR . 15, 1899 SAKA ) 


5551 


कमांक जिला 


जागीर पाने वाले 


गांव ६ पता 


नहसील 


फसल / वर्ष जब से 
जागीर दी गई 


वार्षिक 
राशि 


का नाम 


-- 


2 


3 


5 


6 


7 


2 . 


भिवानी 


चिड़िया 


रबी , 1973 से 


150 


श्री जय लाल , पुन 

श्री तेज राम 
श्री बिरदा सिंह , पुत्र 
श्री दौलत सिंह 


3 


फूलपुरा 


भिवानी 


खरीफ , 1967 से 
रबी , 1970 तक 


100 


खरीफ , 1970 से 


150 


4 


कितलाना 


रबी , 1973 मे 


150 


, 


श्री राम सिंह , पुत्र 
श्री उदमी 


क्रमांक 330 - ज (I ) -77/7616.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए). ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों की वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई 
फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं 


कमांक 


जिला 


गांव व पना 


तहसील 


जागीर पाने वाले 

का नाम 


फसल वर्ष जब से जागीर 

दी गई 


वार्षिक 
বহি 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


अम्बाला 


श्रीमती राम मूर्ति , विधवा 


यमुनानगर 


जगाधरी 


रबी, 1975 से 


150 


श्री राम लुभाया 


2 


अम्बाला 


मगवान 


नारायणगढ़ 


ग्बी , 1974 मे 


150 


श्रीमती भान कौर, विधवा 
श्री वरयाम सिंह 


. 


क्रमांक 19 1- (I ) -77/7620 .-- पूर्वी जाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया 
गया है और उममें आज तक संशोधन किया गया है ) कि धारा 2 ( ए ), ( 1 ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री वरयाम सिंह, पुत्र श्री काहन सिंह , गांव महलांवाली, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला, 
को रवी 1969 से रबी , 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ , 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर मनद 
में दी गई शों के अनुसार सहर्प प्रदान करते हैं । 

दिनांक 31 मार्च, 1977 


-- 


-- 


कमांक 237 -ज ( I )-77/8115.--- श्री लाल चन्द , पुत्र श्री हरदवारी लाल, गांव झोझू खुर्द , तहसील दादरी , 
जिला भिवानी, के चौर्य लड़के की आपात काल में फ़ोज में की गई सेवा के परिगामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , 
पुर्वी पंजाब पुद पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक 
मंशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1) तथा 3( 1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री लाल 
चन्द को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2756-पार 4) 67/3346, 
दिनांक 23 सितम्बर, 1967 तथा अधिसूचना क्रमांक 3041 बार- III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर , 
द्वारा मन्जूर की गई थी , को बढ़ा कर अब उसे रबी , 1973 से 200 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के 
अन्र्तगत सहर्ष प्रदान करते हैं । 

यशवन्त कुमार जैन , 
विशेष कार्य अधिकारी , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


1970 


